सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

संख्या - 421 राँची , गुरूवार , 25 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


अधिसूचना 

25 अगस्त , 2022 


अधिसूचना सं ० पर्य . / यो . 

40 / 2017-28 -- झारखण्ड राज्य पर्यटक स्थल / प्रक्षेत्र घोषित करने 
की नियमावली ( विभागीय अधिसूचना संख्या 05 , दिनांक 27.04.2016 द्वारा अधिसूचित ) तथा 
विभागीय संकल्प संख्या 1494 , दिनांक 28.08.2015 ( वर्गीकरण नियमावली ) अन्तर्गत किए गए 
प्रावधान अनुसार राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के दिनांक 08.08.2022 को संपन्न बैठक में किए गए 
अनुशंसा के आलोक में पूर्व में अधिसूचित पर्यटक स्थलों के अतिरिक्त , पर्यटन महत्व के निम्न स्थलों 
को उनके शीर्ष पर अंकित श्रेणी का पर्यटक स्थल / प्रक्षेत्र घोषित किया जाता है 


- 


2 


क्रमांक 


1 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 25 अगस्त , 2022 


जिला का नाम 


देवघर 


श्रेणी D ( स्थानीय महत्व का ) 

पर्यटक स्थल का नाम 

फागो धाम , मधुपुर 

जामा शिव धाम , मधुपुर 

पनाहकोला मजार , मधुपुर 


सारठ मजार , सारठ 


बभनगामा दुबे धाम , सारठ 

गोसुवाधाम ( दुःखहरण बाबा ) , करौं 

लालगढ़ मजार , करौं 


II . इस पर मा . विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

मोईनउद्दीन खान , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 421 - 50 

- 


